' पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015. 


नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 
30-05-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 305] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 अप्रैल 2022 — चैत्र 29, शक 1944 


विधि और विधायी कार्य विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 
अटल नगर, दिनांक 19 अप्रैल 2022 
आदेश 


क्र. 4021/1135/21-ब/छ.ग./2022. — राज्य शासन एतदद्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक 
811/Confdl./2022/1-8-6/2001 (pt.IlI)||-2-17/2001(pt.-IV)||-2-101/2001(ptIl) दिनांक 13-04-2022 के 
अनुपालन में तथा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर नीचे दी गई अनुसूची की कण्डिका (2) में उल्लेखित निम्नलिखित 
निम्नतर न्यायिक सेवा के सदस्यों की सेवाएं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से वापस लेते हुए अनुसूची के कण्डिका (3) में दर्शित अनुसार 
छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग, में प्रतिनियुक्ति पर उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थापना हेतु उनकी सेवाएं छत्तीसगढ़ 
शासन सामान्य प्रशासन विभाग, को सौंपता है, अर्थात्‌ :- 


a हु आस a 
am. वर्तमान पदस्थापना के स्थान के साथ न्यायाधीश का नाम पदनाम 
(1) (2) (3) 


1 श्री श्याम कुमार साहू, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बिल्हा, उप सचिव, छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग रायपुर 
ys श्री विवेक नेताम, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, दंतेवाड़ा, | विधि अधिकारी, छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग रायपुर 


F. No. 4021/1135/221-8/0.6./2022. — The State Government on recommendation of.the Hon'ble 
High Court of Chhattisgarh vide its Memo No. 811/Confdl./2022/ 1-8-6/2001 (901) II-2-17/2001(pt.-IV) 
1-2-101/2001(फ01), Dated 13-04-2022, hereby, withdrawing the services of the following members of 
Lower Judicial Services specified in column (2) of the Schedule below from the High Court of 
Chhattisgarh, handovers it to General Administration Department, Govt. of Chhattisgarh, for their 
appointment on deputation in Chhattisgarh Human Rights Commission, Raipur on the post as mentioned 
in column (3) from the date they assume charge of their office, namely :- 


609 


610 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2022 


SI.No. | Name of Judicial Officer with present place of posting 
(0 


1 Shri Shyam Kumar Sahu, Civil Judge, Class -I, Bilha Deputy Secretary, Chhattisgarh Human 
Rights Commission, Raipur 


Shri Vivek Netam, I Civil Judge, Class -II, Dantewara Law Officer, Chhattisgarh Human Rights 
Commission, Raipur 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अनिल कुमार पाण्डेय, अतिरिक्त सचिव. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022. 


